ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 356 राँची , शुक्रवार , 


25 आषाढ़ , 1943 ( श ० ) 
16 जुलाई , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


14 जून , 2021 


संख्या -1 / पी0-102 / 2015 का०-2598 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -2457 , दिनांक 28.05.2021 जिसके 
द्वारा निदेशक , पशुपालन , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती नैन्सी सहाय , भा.प्र.से. ( झाः 2014 ) , 
( अतिरिक्त प्रभार- मिशन निदेशक , स्वच्छ भारत मिशन , झारखण्ड , राँची तथा प्रबंध निदेशक , झारखण्ड मेडिकल 
एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लि ० , राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी , राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया गया है , के क्रम में उनके द्वारा धारित किये जाने की तिथि से मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी , राँची के भा.प्र.से. के गैर संवर्गीय पद कर्तव्य एवं 
दायित्व में भा.प्र.से. वेतन नियमावली -2007 के नियम -9 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) एवं भा.प्र.से. वेतन नियमावली -2016 के 
नियम -12 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) के अन्तर्गत सीनियर टाईम स्केल में संवर्गीय पद ( संयुक्त सचिव स्तर ) के समकक्ष 
घोषित किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 356 -- 50 


